शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09/ 2013- 2015. ” 


तासग 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 449 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019 - आषाढ़ 28, शक 1941 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 8 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 14-1 / 2009 / आ. प्र./1 - 3. – राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम , 1994 ( क्र . 21 सन् 1994) की धारा 17 ( 1) के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार एक स्थायी समिति का गठन करता 


___ 1. 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री, 
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास , पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास एवं 
सहकारिता विभाग 
श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य विधान सभा 
श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य विधान सभा 
श्री पुन्नूलाल मोहले , सदस्य विधान सभा 
श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य विधान सभा 
श्री दलेश्वर साहू, सदस्य विधान सभा 
सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 


- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 


8. 


- सदस्य 


2. 


उक्त समिति अधिनियम की धारा 18 में उल्लिखित निम्नांकित कृत्यों का पालन करेगी : 
( क ) छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 और 

उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन . 
( ख ) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपायों का 

सुझाव देना . 
ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार समय -समय पर समिति को सौंपे. 


897 


898 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2019 


अधिनियम की धारा - 17 ( 2) प्रावधानों के तहत् स्थायी समिति की कालावधि 2 वर्ष विहित की जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह, सचिव . 


छत्तीसगढ़लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के अधीन गठित 
स्थायी समिति के माननीय सदस्यों के स्थायी एवं स्थानीय पते की सूची : 


स्थायी पता 


मान . अध्यक्ष/ 
सदस्य का नाम 

( 2 ) 


स्थानीय पता / 

दूरभाष 


( 3 ) 


( 4 ) 


श्री प्रेमसायसिंह टेकाम मंत्री, 
आदिम जाति तथा अनुसूचित 
जाति विकास ,पिछड़ा वर्ग एवं 
अल्पसंख्यक विकास एवं 
सहकारिता विभाग 


डी - 7 एवं डी - 8, शंकर नगर , रायपुर 
दूरभाष - 2430005, 

4035778 


श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, 
14 - पत्थलगांव ( अ. ज . जा . ) 


वार्ड नं. - 14, मकान नं .- 18, 
पोस्ट - पत्थलगांव, जिला जशपुर ( छ. ग. ) 


मकान नम्बर - एचडीडी/ 17 , 
विधायक कॉलोनी, पुरैना, रायपुर 
( छ. ग.) मो . 9993728866 


श्री कुलदीप जुनेजा, 
50 - रायपुर नगर(उत्तर) 


031 / 1, होटल गिरीराज के पीछे, 
जेल रोड ( रायपुर ) 


डी - 2 / 38, देवेन्द्र नगर, रायपुर ( छ. ग. ) 
मो . 9407733333, 9302990078 


श्री पुन्नूलाल मोहले , 
27 - मुंगेली ( अ. जा . ) 


ग्राम व पोस्ट - दशरंगपुर , 
जिला -मुंगेली, ( छ. ग.) 


सी - 1, राजातालाब, फारेस्ट कॉलोनी, 
रायपुर ( छ . ग .) मो . 9753765547 


श्री धर्मजीत सिंह, 
26 - लोरमी 


27 खोली, मातोश्री, विकास नगर, 
जिला-बिलासपुर ( छ. ग.) 


ई- 13, शांति नगर, रायपुर ( छ. ग. ) 
मो . 9425530734, 9827133116 


श्री दलेश्वर साहू, 
76 - डोंगरगांव 


द्वारा - देवेन्द्र साहू , वार्ड नं.- 7, 
कॉलेज रोड, सेवता 
टोला, डोंगरगांव ( छ. ग.) 


एच. आई. जी . 31, हाउसिंग बोर्ड 
कॉलोनी, सड्डू, रायपुर ( छ. ग. ) 
मो . 9893860283 


हस्ता./ 
( कमलप्रीत सिंह ) 

सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


